119 


1602 


HARYANA GOVT GAZ., OCT. 19, 1976 (ASVN . 27 , 1898 SAKA ) 


( PART I 


No. 17053 / D - 2. - Whevreas it appears to the Governor of Haryana that land specified below is 
needed by the Government, at public expense , for a public purpose , namely, for the extension of 
Haryana Armed Police Campus at Madhuban , district Karnal, it is hereby notified that land in the 
locality specified below is likely to be required for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana 
hereby authorises the officers with their servants and workmen , for the time being engaged in 
the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or 
permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may 
within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette , filc än 
objection if any, in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana Public Works Department , 
Buildings and Roads Branch , Embala Cántt. 


plans of the land may be inspected in the office of the Collector of Land Acquisition , Haryana 
Public Works Department, Buildings and Roads, Ambala Cantt. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality 


Area in acres 


Khasra No , or Killa 


Kanals 


Marlas 


Karnal 


Karnal 


1 


17 


38 Min 


Kharkali 
revenue limits 


0 


13 


3 


11 


14/15 Min 
14/17 Min 
1.4 / 18 min 
14/19 Min 


2 


16 


0 


10 


Total 


9 


7 


. 


( Sd .) 

Deputy Secretary, Home, 
for Secretary to Goverument, Haryana , 

Home Department . 


HOME (POLICE) DEPARTMENT 

The 11th October , 1976 
No. 19270 /B ( SA2) .--- Adhoc Promotion .-- The Governor of Haryana was pleased to promote Shri 
Ritu Dhawaj, Officiating Inspector No. HAP /23, C.I.D., Haryana, Chandigarh , as Officiating Deputy 
Superintendent of Police on purely ad hoc basis , subject to the approval of the Haryana Public Service 
Commission and was posted as officiating Deputy Superintendent of Police, Special Inquiry Agency, 
Haryana , Chandigarh , where he assumed charge of his duties as such on the forenoon of 30th 
September, 1976 . 

S. S. BAJWA , 

Joint Secretary . 
LABOUR DEPARTMENT 


The 1st October, 1976 


No. 8234-4Lab - 76 /27112. - In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 
1947 (Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the Presiding 
Officer, Industrial Tribunal, Faridabad , in respect of the dispute between the workmen and themanagement of 
M s Delhi Automobile (P ) Ltd., Mathura Road , Faridabad . 


- 


120 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., OOT, 19, 1976 (ASVN . 27, 1898 SAKA ) 


1603 


BEFORE SHRIMOHAN LAL JAIN , PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

HARYANA , FARIDABAD 
Reference No 172 of 1973 

between 


THE WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF M /S. DELHI AUTOMOBILE (P ) LTD ., 

MATHURA ROAD , FARIDABAD 


AWARD 


By order No, ID /FD /73/41021, dated 11th October, 1973 the Governor of Haryana , referred the 
following dispute between the management of M /s. Dilbi Automobile (P ) Ltd., Mathura Road , Faridabad 
and its workmen to this Tribunal, for adjudication , in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub 
section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. 

( 1) Whether the workmen are entitled to the grant of bonus for the years 1969, 1970 & 1971 

under the payment of Bonus Act , 1961 ? If so , with what details ? 
(2) Whether the workmen are entitled to grant of any dearness allowance ? If so , with what 

details ? 


The parties put in their appearance in this Tribunal in response to the usual notices of reference sent 
to them and filed their pleadings, 

The workmen 22 in number as enlisted in annexure A attached to the claim statement alleged that 
they had been systematically deprived of bonus , dearness allowance, etc. since their entry in the service of 
the management . They stated that whereas all other workmen had been paid bonus and dearness allownce 
in accordance with the settlement, dated 20th October , 1966 made before the Conciliation Officer, Delhi 
at the rate of Rs. 15 /- p . m . to those who drew wages less than Rs. 150 /- p . m . and at the rate of 
Rs. 22.50 p . m . to those who drew wages above Rs. 150 / - p . m . besides adjustment with the costs of living 
index number with 1960 as base costs of living , Rs. 3) - per ten point rise in the costs of living, they had 
never been paid such bonus and dearn ; ss allowance and there was no reason for such a discremination . 

The man gement in reply gave out that the persons who had raised the demand leading to the 
reference had joined only as apprentices and being not confirmed as regular workmen . were not entitled to 
payment of bonus and dcarness allowance . The management thus while not disputing the entitlement of 
payment of bonus and dcarness allowance to regular workmen pleaded their non -liability to the workmen 
enlisted in annexure A attached with the claim statement only on the ground that they were merely apprentices 
under training receiving a fixed stipend . 


The workmen controverted the pleas of the management.-- vide rejoinder filed by them and 
reiterated that they had been employed on permanent basis as full-fledged workmen . 

The following issues were thus framed on pleas of the parties , -- videmy order, dated 22nd November 
1974 . 

(1) Whether the present claimants are only apprentices, and therefore, they are not entitled to the, 

relief claimed in the present reference ? (on management ) 
(2 ) Whether the workmen entitled to the grant of bonus for the years 1969 , 1970 & 1971 

under 
the payment of Bonus Act, 1961 ? If so , with what details ? 
( 3) Whether the workmen are entitled to grant of any dearness allowance ? If so , with what details ? 

I have heard the learner authorised representatives for the partiesand seen the record . I decide the issues 
as under : 


Issue No. 1 


Themanagement failed to adduce any evidence on this importantissue despite many opportunities given to 
them in this connection with the result that their evidence had to be closed , -vide my detailed order dated 21st 
January, 1976. There is thus not an iota of evidence on record in support of this issue on bchalf of themanagement 
and the same is thus decided against them . 


Issue No. 2 


It would appear that in view of my findings on isslle No. 1 the wokrmen as enlisted in annexure A attached to 
the claim statementand as muntioned in the notice ofdemands have to be treated and considered as reguiar and per 
minent from the date of their entry in service as stated in the annexure and their right to receive bonus in that 


121 


1604 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT . 19, 1976 (ASVN . 27 , 1898 SAKA ) 


[ PART I 


capacity being not disputed , they are entitled to the payment of bonus at the rates received by the other workmen 
for the period of their employment. I accordingly decide this issue in favour of the workmen . 


Issue No. 3 


F 


The workmen relied on the settlement annexure B in support of their entitlement of payment of dear ness 
allowances at the rates of stated therein . The plea of the management of their non -liability to pay the dear 
Ness allowance under the settlement, on the ground that the workmen were only apprentices has already been re 
jected by me as unestablished while deciding issue No. 1. The workmen are thus obviously entitled to the pay 
ment of dearnes allowance with the terms and conditions as stated in the sellement appended as annexure B to 
the claim statement. I , therefore, decide this issue accordingly in favour of the workmen . 

The result is that the workmen as enlisted in annexure A to this award shall be entitled to the grant of 
bonus during the period of their employment considering the date of entry of each one of them in the service as stated 
in the annexure A at the rates paid to the other workmen during the year 1969, 1970 and 1971 and that they shall 
further be entitled to the grant of dearness allowance at the rates as stated in the settlement annexure B , 
attached to this Award . 


I thus answer the reference while returning the award in these terms. 


Dated the 9th August , 1976 . 


MOHAN LAL JAIN , 


Presiding Officer, 
Industrial Tribunal Haryana , 

Faridabad . 


No. 955, dated the 9th August, 1976. 


! 


Forwarded (four copies) to the Secretery to Government, Haryana, Labour and Employment Departments , 
Chandigarh , as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947 . 


Dated the 9th August , 1976 . 


MOHAN LAL JAIN , 


Presiding Officer, 
Industrial Tribunal Haryana , 

Faridabad . 


P. P. CAPRIHAN, 


Commissioner and Secretary to Government, 

Haryana , Labour and Employment Departments. 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 29 सितम्बर, 1976 
क्रमांक 1829- ज (I) -76/30 370.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी गई फसल तथा राशि 
एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक .. 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


1 


भिवानी 


दगडोली 


दादरी 


100 


श्री राम सरूप पुत्र 
श्री नत्थू राम 


रबी 1966 से 
रबी 1970 तक 
खरीफ़ , 


1970 से 


150 


122 


PART I] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 19, 1976 (ASVN . 27 , 1898 SAKA ) 


1605 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


नाम 


पता 


1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


2 भिवानी 


दादरी 


रबी , 1973 से 


150 


श्री राम सरूप , पुत्र 
श्री 


पिचौदा 

खुर्द 


बुद्ध राम 


3 


मिसरो 


रबी , 1973 से 


150 


८ 


श्री थोसा राम, पुत्र 
श्री मामन सिंह 


कलालो 


लोहारू 


रबी , 1973 से 


150 


श्री राम चन्द , पुत्र 
श्री चैना राम 


5 


रुदरल 


दादरी 


रबी , 1973 से 


150 


श्री सुभा चन्द , पुत्र 
श्री 

रामू 
श्री दरयाव सिंह , पुन 
श्री किशना राम 


6 


दुधवा 


रवी , 1974 से 


150 


श्री छोटू राम , पुत्र 


रासोवास 


रबी, 1973 से 


150 


श्री हरफूल 


8 


सांगा 


भिवानी 


श्री अभेराम, पुत्र 
श्री राम सरूप 


रवी, 1975 से 


150 


क्रमांक 1753-ज(I )-76/30 3 74.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) (1 ए ) तथा 3{ 1ए ) के अनुसार सोंपे गये 
अधिकारो का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल / वर्ष जब 
से जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


. 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 


1 


महेन्द्र गढ़ 


श्री डालू सिंह, पुन्न 


मंदोला 


रिवाड़ी 


100 


श्री सूरजा 


खरीफ़ 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रबी , 1973 से 


150 


2 


" 


गागडवास 


महेन्द्रगढ़ 


150 


श्री पहलाद सिंह , पुन 
श्री चन्द्रभान 
श्री कालू राम, पुत्र 
श्री बिहारी लाल 


3 


" 


खामपुरा 


नारनौल 


100 


खरीफ़ , 1965 में 
रबी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 


150 


123 


1606 


HARYANA GÖVT GAZ ., OCT . 19. 1976 (ASVN . 27, 1898 SAKA ) 


[ PARTI 


कमांक जिला 


गांव का पता 


जागीर पाने वाले 

का नाम 


तहलील 


फ़सल/वर्ष जब 
से जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


4 


महेन्द्रगढ़ 


निम्बो 


श्रीमती नाथी देवी , 
विधवा श्री सदा राम 


महेन्द्रगढ़ 


100 


150 


5 


कानीना 


खरीफ़ 1965 से 
रती , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
खरीफ़ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रखो , 


श्रीमती सूरज कौर , 
विधवा श्री उदय राम 


100 


150 


6 


बाधोत 


1973 से 


150 


श्री राम स्वरूप , पुत्र 
श्री खेम चन्द 


दिनांक 11 अक्तुवर, 1976 


क्रमांक 1692 - ज-II - 76/ 311 5 4.-- श्री ईश्वर सिंह, पुत्र श्री साधु सिंह, गांव खेड़ी शर्फ अली, तहसील करनाल , 
जिला करनाल की दिनांक 30 नवम्बर , 1973 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 
4 एवं 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं, कि श्री ईश्वर सिंह की 
मब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3395/ जे एन-III - 66/ 69 10, दिनांक 
22 अप्रैल , 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 50 41 - पार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उस 
की विधवा श्रीमती माया देवी के नाम खरीफ , 1974 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील की 


जाती है । 


क्रमांक 1946- ज-(II)-76/31158.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सरती देवी , विधवा श्री छोटू राम , गांव भावड़ , तहसील गोहाना , 
जिला सोनीपत को रवी , 1966 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वारिक तथा खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली युद्ध जागीरं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1927- ज ( II ) -76/31162.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार 
सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सुखमा, विधवा श्री बख्तावर, गांव भागोतीपुर , तहसील व जिला 
रोहतक को खरीफ़ , 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वाषिक तथा खरीफ़ 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1976 -ज (II ) -76/31166.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तया 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधि कारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री हेत राम, पुत्र श्री जहांगीर, गांव तिगाँव, तहसील बल्लबगढ़ जिला गुड़गावां 
को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1807-ज (II )-76/31170 .-- श्री सुधन सिंह, पुत्र श्री रामजी लाल , गाव आसोधा, तहसील बहादुरगढ़, जिला 
रोहतक को दिनांक 3 प्रातूबर, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधि . 
नियम , 1948 ( जंसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) 
( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहर्ष आदेश देते है कि श्री सुधन सिंह की मुब्लिग 


, 


129 


PART I] 


HARYANA Govr GAZ ., OCT . 19, 1976 ( ASVN. 27 , 1898 SAKA) 


1607 


150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 204-बार (IV ) -66/90 6, दिनांक 1 अप्रैल, 
1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-प्रार-III - 70/ 29505,दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती दाखां देवी के नाम खरीफ़ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शों के अन्तर्गत तबदील 
की जाती है । 


- 


क्रमांक 1948 - ज (I ) -76/ 31174.- श्री नेकी राम , पुत्र श्री उदमी राम , गांव ढाणी माह, तहसील व जिला भिवानी के 
चौथे लड़के की आपातकाल में फोज में की गई सेवा के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब , युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तया 3( 1 ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नेकी राम की मब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1562 - पार (III )-69/16 010, दिनांक 28 जून, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार 
III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , को बढ़ाकर अब उसे रबी , 1973 से 200 रुपये वार्षिक 
की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 1801-ज ( I ) -76/31178.-- श्री कुन्दन लाल , पुत्र श्री चन्दु राम , गांव भीजावास , तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़, की दिनांक 5 जून , 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार. अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) (1 ए ) तथा 
3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री कुन्दन लाल की मब्लिग 160 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 2302-ज -- ( I ) -72/32545, दिनांक 30 अगस्त 1972 
द्वारा मन्जूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती दिलकौर के नाम रबी , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी 
गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


क्रमांक 1900- ज-(I ) 76/31182.-- श्री बहादुर, पुत्र श्री लेख राम कुम्हार , गांव ढाणी दरयापुर , तहसील व जिला भिवानी , 
की दिनांक 29 जून , 1969 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( II ) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री बहादुर की मब्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे 
पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6563- जे एस -56/60, दिनांक 4 जनवरी, 1957 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उस की 
विधवा श्रीमती कोलां के नाम रबी, 1970 से 100 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 


क्रमांक 175 1-ज ( I) -76/ 31189.- श्री भोला राम , पुत्र श्री रूड़ा राम, गांव झगड़ोली, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को 
दिनांक 10 जनवरी , 1976 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 
3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री भोला राम को मब्लिग 150 रुपये वार्षिक की 
जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1071 - जेएन- (III ) 65/10034, दिनांक 2 दिसम्बर , 1965 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 5041- पार- III- 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 , द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी 
विधवा श्रीमती शमो कोरी के नाम खरीफ़ , 1976 से 150 रुपये वार्षिक का । से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत 
तबदील की जाती है । 


-- 


क्रमांक 1843-ज-( I) -16/31193.--- श्री मुख वाम, पुत्र श्री जीवन राम , निवासी गांव सिरसा, तहसील व जिला 
सिरसा, की दिनांक 23 फरवरी, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के 

को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया 
1) को धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते 
है कि श्री मुख राम की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर , जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 3460 -ज( I ) -72/15034, दिनांक 28 मई, 1973, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती प्रची देवी 
के नाम खरीफ़ , 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


